निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 392 ) 


22 श्रावण 1934 ( श० ) 
पटना, सोमवार, 13 अगस्त 2012 


सं0 3ए - 9 -विविध- 44/ 2010 - 7937 /वि० 


वित्त विभाग 


प्रेषक , 


अरूण कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


सेवा में , 


महालेखाकार ( ले० एवं ह० ), 
बिहार , 


वीरचंद पटेल पथ , पटना । 


पटना, दिनांक 1 अगस्त 2012 


विषय : 


समूह घ के कर्मियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण । 


महाशय , 


उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प सं0- 7099 , 
दिनांक -01 .08 . 11 के द्वारा समूह घ के कर्मियों के लिए ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0एस0 के लिए 
अनुमान्य अपुनरीक्षिति / पुनरीक्षित वेतनमान एवं वेतन निर्धारण प्रचारित किया गया है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 अगस्त 2012 
अनेक विभागों /जिला लेखा कार्यालयों एवं संघों द्वारा इस स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जा 


रही है कि समूह घ में कौन - कौन से कर्मी हैं और किन पर उक्त संकल्प प्रभावी होगा । 

___ इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 511 , 
दिनांक 22 .02 . 2011 द्वारा पदों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है । जिसमें पे- बैंड - 1S 
वेतनमान ( 4440-7440) में ग्रेड -पे 1300 , 1400, 1600 एवं 1650 प्राप्त करने वाले कर्मियों को समूह 
घ के श्रेणी में रखा गया है । 

उपर्युक्त समूह घ के कर्मियों पर विभागीय संकल्प सं० 7099 , दिनांक 01 . 08 .11 
प्रभावी होगा तथा स्वीकृत लाभ अनुमान्य होंगे । 


विश्वासभाजन , 


अरूण कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 392 -571 + 10-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic .in 


